S 


. 


. 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 392 


23 ज्येष्ठ , 1938 ( श०) 
राँची, मंगलवार , 

13 जून , 2017 ( ई० ) 


ग्रामीण विकास विभाग 
( पंचायती राज ) 


- - - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
13 जून , 2017 


संख्याः- 1स्था (वि०)- 134/ 2013- 2125 - पं० -- झारखण्ड पंचायत राज 
अधिनियम , 2001 की धारा 66 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्री एन० एन० पाण्डेय , सेवानिवृत , भा०प्र०से० को राज्य निर्वाचन आयुक्त , 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है । । 

(2 ) राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के लिए 
पद धारण करेंगे परन्तु , राज्य निर्वाचन आयुक्त 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 13 जून , 2017 
पूर्व, यदि 64 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं , तो वे उस तारीख को , जिस तारीख को 
उक्त आयु प्राप्त कर लेंगे,अपना पद रिक्त कर देंगे । 

(3) राज्य निर्वाचन आयुक्त , झारखण्ड की सेवाशर्त एवं पदावधि राज्य 
निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2001 एवं यथा संशोधित के 
द्वारा विहित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


वंदना दादेल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 392-- 300 


